निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आश्विन 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1092 ) पटना, बुधवार , 25 सितम्बर 2019 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

23 सितम्बर 2019 
सं० पर्या० / वन - 07 / 2007 - 1331 ( ई० ) / प०व0ज0प0 — विभागीय अधिसूचना सं0 - 1045( ई०), दिनांक 
19.12.17 द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 ( 2003 का 18) की धारा - 22 (I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उक्त अधिनियम की धारा - 22 ( 4) ( क ) एवं 22 ( 4) ( ख ) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य जैव 
विविधता पर्षद् के अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों की नियुक्ति की गयी है । उक्त के क्रम में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् 
के विशेषज्ञ सदस्यों का मनोनयन निम्न प्रकार किया जाता है : 
(1) श्री पी0 आर0 सिन्हा, सेवानिवृत, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान , देहरादून एवं - सदस्य 

कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिव आई0 यू0 सी0 एन0, इंडिया, राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद् के सदस्य । 
( 2) डॉ० द्विजेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक , अरूणाचल प्रदेश एवं पूर्व - सदस्य 

सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण , नई दिल्ली । 
श्री आर0बी0 सिंह , सेवानिवृत , निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण , बिहार , पटना । 

सदस्य 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुबोध कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1092- 571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


